रजिस्ट्री सं० - ( डी ) -- 73 


REGISTERED NG 


15 - 0781 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITV 


- 


- 


- 


सं० 32] 
No. 32 ] 


नई दिल्ली , शनिवार, अगस्त 8, 1981 ( श्रावण 17, 1903 ) 
NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 8, 1981 (SRAVANA 17 , 1903) 


- 


- 


- 


- 


- 


i 


A 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जातीयहै जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
(Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


माग III - बर 4 
(PART II-- SECTION 4 ] 


विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं 

सम्मिलित है 
[ Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders. Advertisements and 

Notices issued by Statutory Bodies ) 


भारतीय स्टेट बैंक 


भारतीय रिजर्व बैंक 

केन्द्रीय कार्यालय 
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग 

बम्बई- 400 005, दिनांक 14 जुलाई 1981 
मंदर्भ डीबीओडी सं० प्रारईटी बीसी 90/मी० 96 ( आरईटी ) 
81 - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 42 की 
उपधारा ( 1 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए तथा दिनांक 9 जून 1981 की अपनी अधिसूचना डीबीप्रोडी मं० 
आरईटी बीसी 73/ मी० 96 ( आरईटी )- 81 के अधिक्रमण में 
भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा निम्नलिखित दर निर्धारित 
करता है : - - 

( 1 ) 1 अगस्त 1981 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह से 
_____ 6 . 5 प्रतिशन ; और 
( 2) 22 अगस्त 1981 में प्रारम्भ होने वाले सप्ताह मे 
7. 0 प्रतिशत 

वा० श्री० ताम्बे , 
कार्यपालक निदेशक 


केन्द्रीय कार्यालय 
बम्बई , दिनांक 1 जुलाई 1981 

सूचना 
सं० एम० बी० डी०/ ० 7/ 1981 - भारतीय स्टेट बैंक 
( समनुषंगी बैंक ) अधिनियम 1959 ( 1959 का 38वां ) 
की धारा 25 उप धारा ( 1 ) के अनुच्छेद ( ग ) के अनुसार भारतीय 
स्टेट बैंक ने श्री राजीन्द्र कुमार , मुख्य अधिकारी ( समनुषंगी ) 
बैंक ) भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय , बम्बई को श्री एम० 
एन० मजमधार के स्थान निम्नलिखित सहायक बैंकों के निवेशक 
पद पर तत्काल प्रभाव मे नामित किया है : 

1. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर 
2. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद 
3. स्टेट बैंक प्राफ उन्दौर 
4. स्टेट बैंक आफ मैसूर 

5. स्टेट बैंक आफ पटियाला 
(2213 ) 


1 - 189GI / 81 


2214 


भारत का राजपन , अगस्त 8, 1981 ( श्रावण 17, 1903 ) 


[ भाग III - खण्ड 4 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


6. स्टेट बैंक आफ मौराष्ट्र 
7. स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर 


श्री एम . वी० एस० एस० अंजनेयुल को केन्द्रीय कार्यालय के 
स्टाफ मे दिनांक 24 जून 1981 से उप शाखा निरीक्षक के पद पर 
नियुक्त किया गया है । 


पी० मी० डी० नम्बियार 

अध्यक्ष 


बी० एस० नटराजन , 

प्रबन्ध निदेशक 


बम्बई, दिनांक 27 मई 1981 
इसके द्वारा अक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित नियक्ति 
की अधिसूचना दी जाती है : 

श्री एस० के० मिश्रा को केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ में 
दिनांक 27 मई 1981 से उप शाखा निरीक्षक के पद पर नियुक्त 
किया गया है । 


दिनांक 8 जून 1981 
इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित नियुक्ति 
की अधिसूचना दी जाती है :---- 

श्री ए . रॉय को केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ में दिनांक 1 जन 
1981 से उप शाखा निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है । 


भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान 
नई दिल्ली-110002, दिनांक 9 जुलाई 1981 

सं० 5-सी० ए० ( 11 )/ 81-82--- इस संस्थान की अधि 
सूचना नं० 4- डब्ल्यू ० सी० ए० ( 1 ) / 4/ 80- 81 दिनांक 31 
मार्च 1981 के सन्दर्भ में चार्टरड प्राप्त लेखाकार विनियम 
1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया 
जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधि 
कारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार 
संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में श्री एच . ऊमेश 
एफ० सी० ए० सी०/प्रो० मैसर्ज पोर्ट प्रौथोरिटी आफ जेबेल 
अली, पी० प्रो० बाक्स 3258, दुबई, यू० ए० ई० का नाम 
दिनांक 11 जून 1981 से पुनः स्थापित कर दिया गया है । 
उनकी सदस्यता संख्या 9164 है । 


दिनांक 11 जून 1981 
इसके द्वाग बैंक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित नियक्ति 
की अधिसूचना दी जाती है : - - 
___ श्री जी०वी० सूर्यनारायन मूर्ति को केन्द्रीय कार्यालय के 
स्टाफ में दिनांक 9 जन 1981 से उप शाखा निरीक्षक के पद पर 
नियुक्त किया गया है । 


दिनांक 12 जून 1981 


इसके द्वारा बैक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित नियक्ति 
की अधिसूचना दी जाती है : 

श्री वी० एल० राव को केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ में दिनांक 
10 जून 1981 से उप शाखा निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया 
गया है । 


सं० 8-सी० ए० ( 7 )/ 81-82 – चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार 
विनियम 1964 के विनियम 10 ( 1 ) खण्ड ( तीन ) के अनुसरण 
में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि श्री सत्येन्द्रा कुमार 
जैन , एफ० सी० ए० , रविन्द्रा हाउस , हांसी रोड, भिवानी ( हरि 
याणा ) 120521, को जारी किया प्रक्टिस प्रमाण-पत्र 11 जून 
1981 से रद्द कर दिया है क्योंकि वह अपना प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र 
रखने के इच्छुक नहीं हैं । उनकी सदस्यता संख्या 106 51 है । 

पी० एस० गोपालाकृष्णन , 

सचिव 


दिनांक 24 जन 1981 
इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गयी निम्नलिखित नियुक्ति 
की अधिसूचना दी जाती है : - - 

श्री एम० डी० जोशी को केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ में दिनांक 
15 जून 1981 से उप शाखा निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया 
गया है । 


बम्बई- 400005, दिनांक 19 जून 1981 


बम्बई, दिनांक 26 जून 1981 


1981 - इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गई 
निम्नलिखित नियक्ति की अप्तिमचना दी जाती है : 

श्री पी० के० प्रारबामधन को केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ में 
दिनांक 22 जून 1981 से उपशाखा तिरीक्षक के पद पर नियुक्त 
किया गया है । 


सं० 5- उठल्य० सी० ए० ( 9 )/ 81- 82 - इस संस्थान की 
अधिसूचना नं० 4- सी० ए० ( 1 )/ 19/ 79- 80 दिनांक 15 मार्च 
1980 एवं 4- ब्ल्यू० मी० ए० ( 1 )/ 4/ 80- 81 दिनांक 31 
मार्च 1981 के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 
1964 के विनियम 18 के अनुरसण में एतद् द्वारा यह सूचित किया 
जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत अधि 
कारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान 
परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का 
नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है । 


भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र , अगस्त 8, 1981 ( श्रावण 17 , 1903 ) 


2215 


क्र० 


सदस्थता 
संख्या 


नाम एवं पता 


दिनांक 


संख्या 


1 . 


27 - 5 - 81 


13403 श्री एम० सी० गम्भीरबाला , 

ए० सी० ए० 
चीफ एकाउन्टेन्ट 
दी मेहता ग्रुप लिमिटिड 
पी० प्रो० बाक्स 41175 

नाईरोबी, केन्या 
17570 श्री विनोद अजनानी , 

ए०सी० ए० 
42/ 109 सी० , 
मनीष नगर 
अन्धेरी ( वेस्ट ) 
बम्बई- 4000581 


कलकत्ता - 700071, दिनांक 22 जून 1981 
सं० 5-ई० सी० ए० ( 4 )/ 81- 82 -- इस संस्थान की अधि 
सूचना नं० 4-ई० सी० ए० ( 11 )/ 79- 80 दिनांक 15 मार्च 
1980 के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के 
विनियम 18 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है 
कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान 
परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में श्री मदनलाल भगत , ए० सी० 
ए०, पी - 24-बी०, सी० आई० टी० रोड , स्कीम बी० आई० एम० 
कलकत्ता- 700054 का नाम दिनांक 3 जून 1981 से पुन : 
स्थापित कर दिया गया है । उनकी सदस्यता संख्या 13115 है । 

पी० एस० गोपालाकृष्णन , 

सचिव 


11 - 6 - 81 


- 


दिनांक 30 जून 1981 
मं० 5-डब्ल्यू० सी० ए० ( 10) 81- 82 -इस संस्थान की 
अधिसूचना सं० 4 डब्ल्यू० सी० ए० ( 1 )/ 80- 81 दिनांक 22 
दिसम्बर 1980 एवं 4-डब्ल्यू मी० ए० ( 1 )/ 4/ 80 -81 दिनांक 
31 मार्च 1981 के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 
1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया 
जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17द्वारा प्रदत्त अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान 
परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का 
नाम पुन : उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है : 


कर्मचारी राज्य बीमा निगम 

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 1981 
___ सं० यू०- 16/ 53/8 1चि०- 2( पाँडिचेरी ) - इस कार्यालय की 
अधिसूचना सं० यू016/ 53/ 75 - चि० - ~- 2 ( पांडिचेरी ) दिनांक 
10 जनवरी, 1978 का आंशिक संशोधन करते हुए तथा कर्म 
चारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के विनियम 
105 के तहत मुझे निगम की शक्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध 
में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 25 अप्रैल , 1951 की हुई 
बैठक में पास किये गए संकल्प के अनुसरण में , मैं इसके द्वारा आ० 
पी० रंगानाथन , सहायक सर्जन , सामान्य अस्पताल , पांडिचेरी 
को बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल 
प्रमाण पत्र की सत्यता में सुन्देह होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पन्न 
जारी करने के प्रयोजन के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र तथा 
करकल क्षेत्र के अन्दर 20/ 10/ 78 से 31 / 7/ 81 तक चिकित्सा 
अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं । 


नाम एवं पता 


दिनांक 


क्र० 
संख्या 


सदस्यता 
संख्या 


2. 


1656 श्री एन० एस० डावर, 

23- 6 - 81 
एफ० सी० ए० 
डायरस कालेज आफ कामर्स 
जहांगीर वादीमा बिल्डिग 
51, महात्मा गांधी रोड 

बम्बई- 400023 
16453 श्री जी . श्रीनिवासन , 18- 6 - 81 

ए० सी० ए० 
61-डी०, गीलस्टीड रोड 

सिंगापुर- 1130 
31770 श्री एम० जे० व्यास , 2 - 6 - 81 

ए० सी० ए० 
38, फर्स्ट फ्लोर , 
के० बी० कामर्स सेन्टर 
दीनाभाई टावर 
अहमदाबाद- 380001 

पी एस गोपालाकष्णन , 

सचिव 


दिनांक 25 जुलाई 1981 
सं० यू - 16/ 53/ 81-चि० 2 ( पांडिचेरी ) - इस कार्यालय 
की इसी संख्या की अधिसूचना दिनांक 21 जुलाई , 1981 के 
श्रम में तथा कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 
1950 के विनियम 105 के तहत मुझे निगम की शक्तियां 
प्रदान करने के सम्बन्ध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 25 
अप्रैल , 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनु 
सरण में , मैं इसके द्वारा चिकित्सा अधीक्षक , कर्मचारी राज्य 
बीमा अस्पताल , गोरेमेदु, पाण्डिचेरी को बीमाकृत व्यक्तियों की 
स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता में सन्देह 
होने पर उन्हें मागे प्रमाण- पत्र जारी करने के प्रयोजनों के लिए 
तारीख 1- 8- 81 पूर्वाह्न से पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र तथा 
काराकल क्षेत्र के अन्दर चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने 
के लिए प्राधिकृत करता हूं । 


हर मन्दर सिंह , 

महानिदेशक 


2216 


भारत का राजपत्र , अगस्त 8 , 1981 ( श्रावण 17, 1903 ) 


[ भाग 1 - 


4 


क्षेत्रीय कार्यालय 

कानपुर- 5, दिनांक 21 जुलाई 1981 
सं० 21- वी - 34/ 15/ 80- समन्वय --- एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा ( सामान्य ) विनियम , 
1950 के विनियम 10- ए ( 1 ) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के बरेली , लखनऊ मोदीनगर तथा रामपुर क्षेत्रों के लिए अधिसूचना जारी 
किए जाने की तिथि से निम्नलिखित सदस्यों को समाहित करते हुए स्थानीय समितियों का पुनर्गठन कर दिया गया है । 


स्थानीय समिति , मऊनाथ भंजन का गठन भी कर्मचारी राज्य बीमा ( मामान्य ) विनियम , 1950 के विनियम , 10 
ए ( 1 ) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि से कर दिया गया है । 


अध्यक्ष 


सदस्य 


10-ए ( 1 ) ( ए ) 
10- ए ( 1 ) ( बी ) 
10-ए ( 1 ) ( सी ) 


सदस्य 


. सदस्य 


10-ए ( 1 ) ( डी ) 


( बरेली ) 
1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली 
2. सहायक / उप श्रम आयुक्त बरेली 
3. प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी , क . रा०बी० औषधालय बरेली 
4. श्रीबी० के० श्रीवास्तव , इण्डस्ट्रियल रिलेशन मैनेजर ( प्रौद्योगिक सम्बद्ध प्रबन्धक ) 
सिंथेटिक एण्ड केमिकल्म लिमिटेड , 

फतेहगंज वेस्ट , बरेली 
5. श्री पार० के० सक्सेना , 

एक्टिग पर्सनल मैनेजर ( कार्यवाहक वैयक्तिक प्रबन्धक ) 
वेस्टर्न इण्डिया मैच कम्पनी लिमिटेड, 
फ्लट्टरबकगंज, बरेली 
6. श्री डी० एच० अन्सारी, प्रधान मन्त्री रबर वर्क्स यूनियन , 

फतेहगंज वेस्ट, बरेली 
7. श्री अवधेश चन्द्र , मांगलिक , टरपेनटाइन एण्ड जग फैक्टरी 

लेबर यूनियन , क्लट्टरबकगंज , बरेली 
8. प्रबन्धक , स्थानीय कार्यालय , बरेली 


सदस्य 


10-ए ( 1 ) ( डी ) 


सदस्य 


10- ए ( 1) ( ई ) 


सदस्य 
सदस्य सचिव 


1 04 ( 1 ) ( ई ) 
10- ए ( 1 ) ( एफ ) 


. 
. 


. अध्यक्ष 
. सदस्य 


10- ए ( 1 ) ( ए ) 
10-ए ( 1 ) ( बी ) 


सदस्य 


. 


. सदस्य 


10-ए ( 1) ( सी ) 


सदस्य 


10-ए ( 1) ( डी ) 


10 - 1 


सदस्य 


10-ए ( 1 ) ( डी ) 


( लखनऊ ) 
1. मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ 

__ . . 
2. सहायक / उप श्रम प्रायुक्त , लखनऊ 

. 
3. प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी, क० रा०बी० 
औषधालय समूह लखनऊ 

. . 
4. श्री बी० सिंह , वर्क्स मैनेजर , यूनियन कार्बाइड लि० , 

ऐशबाग, लखनऊ 
5. श्री विद्या सागर अग्रवाल, निदेशक 

नार्दन इण्डिया आयरन एण्ड स्टील कं०, ऐशबाग, लखनऊ 
6. श्री एच० एल० सब्बरवाल , वर्स मैनेजर , मोहनमीकिन , डालीगंज 

लखनऊ 
7. श्री डी० के० गर्ग , निदेशक इण्डस्ट्रियल मैसेज लि० 
तालकटोरा रोड, लखनऊ 

__ . 
8. श्री बी० डी० श्रीवास्तव , प्रधान मन्त्री , इन्जीनिरिंग श्रम साझेदार संघ , 

56/ 6, मालवीयनगर, लखनऊ 
9. श्री उमा शंकरमिश्र, प्रधान मन्त्री , हिन्द मजदूर सभा , लखनऊ 
10. श्री कलामुद्दीन , भगवान इण्डस्ट्रीज श्रमिक संघ , 
गुलजार नगर, ऐशबाग , लखनऊ 

. . 


. सदस्य 


10-ए ( 1 ) ( टी ) 


. 


सदस्य 


10-ए ( 1 ) ( डी ) 


. 


सदस्य 
. सदस्य 


10- ए ( 1 ) ( ई ) 
10-ए ( 1) ( ई ) 


. 


. सदस्य 


10-ए ( 1 ) ( ई ) 


मांग 11 - खण्ड 41 


भारत का राजपत्र , अगस्त 8, 1981 ( श्रावण 17, 1903 ) 


2217 


11. श्री के० के० तिवारी , सचिव , लखनऊ इन्जीनियरिंग मजदूर यूनियन , 

32, पी० ए० सी० बटालियन , लखनऊ 
12. प्रबन्धक , स्थानीय कार्यालय , लखनऊ 


सदस्य __ 10-ए ( 1 ) ( ई ) 
सदस्य सचिव 10- ए ( 1 ) ( एफ ) 


अध्यक्ष 


सदस्य 


10- ए ( 1 ) ( ए ) 
10-ए ( 1 ) ( बी ) 
10-ए ( 1 ) ( मी ) 


सदस्य 


( मोदीनगर ) 
1. मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद 
2. सहायक उप श्रम अायुक्त , गाजियाबाद 
3. प्रभारी बीमा चिकित्साधिकारी , क . रा० बी० औषधालय , समूह, मोदीनगर 
1. श्री एम० एन० एल० खुल्लर , जनरल मैनेजर , मोदी स्टील इण्डस्ट्रीज लि . 

मोदीनगर , गाजियाबाद 
5. श्री पार० के० अग्रवाल, वक्तिक प्रबन्धक, मोदीयान, मोदीनगर , गाजियाबाद 
6 . श्री माखन सिंह, त्यागी, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस , 

मोदीनगर, गाजियाबाद 
7. श्री रमेश चन्द वशिष्ठ , मजदूर कांग्रेस , मोदीस्टील , मोदीनगर , गाजियाबाद 
8. प्रबन्धक , स्थानीय कार्यालय , मोदीनगर 


सदस्य 


10-ए ( 1 ) ( डी ) 
10- ए ( 1 ) ( डी ) 


सदस्य 


सदस्य 10-ए ( 1 ) ( ई ) 
, सदस्य 

10-ए ( 1 ) ( ई ) 
सदस्य सचिव 10- ए ( 1 ) एफ ) 


. अध्यक्ष 
. सदस्य 


_ 10-ए ( 1 ) (ए ) 
10-ए ( 1 ) ( बी ) 
10-ए ( 1 ) ( सी ) 


सदस्य 


( रामपुर ) 
1. मुख्य चिकित्साधिकारी, रामपुर 

. . . 
2. सहायक उप श्रम आयुक्त , बरेली . . 

___ . . 
3. प्रभारी बीमा चिकित्साधिकारी, क० रा० बी० औषधालय, समूह रामपुर 
4. श्री बी० जोशी, एक्जीक्यूटिव ग्राफिसर , 

मैमर्स दि रजा टैक्सटाइल लि० , रामपुर 
5. श्रीजे० बी० दलाल , प्रशासनिक अधिकारी, मैसर्स न्यू बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि०, 
___ गमपुर 
6. श्री राधे मोहन , प्रधान मन्त्री ट्रेड लेबर यूनियन, रजा बुलन्द शुगर कं०, रामपुर 
7. श्री राम चन्द्र सिंह , प्रधानमन्त्री न्यू बोर्ड वर्क्स यूनियन , रामपुर 
8. प्रबन्धक , स्थानीय कार्यालय , रामपुर 


. 


सदस्य 


10-ए ( 1 ) ( डी ) 


सदस्य 10-ए ( 1 ) ( डी ) 
सवस्य 10-ए ( 1 ) ( ई ) 
सदस्य 10 - ए ( 1 ) ( ई ) 
सदस्य सचिव 10- ए ( 1 ) ( एफ ) 


( माऊनाथ भंजन ) 
1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ . . . . . अध्यक्ष 10- ए ( 1 ) ( ए ) 
2. सहायक उप श्रम आयुक्त , आजमगढ़ 

सदस्य 10-ए ( 1 ) ( बी ) 
3. प्रभारी चिकित्साधिकारी, क० रा०बी० औषधालय समूह , 
माऊनाथ भंजन 

सदस्य 10-ए ( 1 ) ( सी ) 
4. श्री बी० एस० दास, चीफ एक्जीक्यूटिव प्राफिसर, स्वदेशी काटन मिल , 
मऊनाथ भंजन , आजमगढ़ 

सदस्य 10-ए ( 1 ) ( डी ) 
5. श्री जे० प्रार• सैनी , चीफ एक्जीक्यूटिव , यू० पी० स्टेट , स्पिनिग कारपोरेशन 
( मिल नं0 1 ) , माऊनाथ भंजन , आजमगढ़ 

. . 

सदस्य 10- ए ( 1 ) ( डी ) 
6. श्री राजेन्द्र सिंह, प्रधान मन्त्री, टेक्सटाइल वर्स यनियन माऊनाथ भंजन, आजमगढ़ सदस्य 10- ए ( 1 ) ( ई ) 
7. श्री अच्चितानन्द उपाध्याय , प्रधानमन्त्री, मऊमिल कर्मचारी संघ , मऊनाथ भंजन , आजमगढ़ सदस्य 10-ए ( 1 ) ( ई) 
8. प्रबन्धक, स्थानीय कार्यालय , मऊनाथ भंजन 

सवस्य सचिव 10-ए ( 1 ) ( एफ ) 

आज्ञा से 
प्रो० एन० वैद , 
क्षेत्रीय निदेशक 


2218 


THE GAZETTE OF INDIA , AUGUST 8 , 1981 ( SRAVANA 17 , 1903 ) 


[PART 111 - SRC . 4 


D 


RESERVE BANK OF INDIA 

CENTRAL OFFICE 
DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS & 

DEVELOPMENT 
" THE ARCADE ” WORLD TRADE CENTRI: CUFFE 

PARADE 
Colaba Bombay- 400005 , thc 14th July 1981 
Ref. DBOD .No .Ret.BC . 90 / 0 . 96 (Ret ) - 81, - n exercise of 
the powers conferred by the proviso to sub - section ( 1 ) Ol 
section 42 of the Reserve Bank of lndia Act, 1934 and in 
supersession of its notification DBOD .No.Rct .BC .73 / C .96 
( Ret ) -81 dated the 9th June 1981, the Reserve Bauk of Indiu 
hereby fixes the rate as under : 
( i) With effect from the week beginning August 1, 

1981 , at 6 . 5 per cent; and 
( ii) With effect from the week beginning August 22 , 

1981, at 7 .0 per cent. 


The 24th June 1981 
The following appointment on the Bank s staff is hereby 
fiotified : 

Shri S . D . Joshi has been appointed as Deputy Bianch 
Inspector on the Central Office Staff as from the 15th 
June 1981. 

The 26th June 1981 
The following appointments on the Bank s staff are hereby 
notified : 

Sbi P . K . Arvamudhan has been appointed as Deputy 
Brunch Inspector on the Central Office Staff as from the 
22nd June 1981. 
Shri M . V . S . S . Anjaneyulu has been appointed as Die 
puty Bránch Inspector on the Central Office Staff as 
from the 24th June 1981. 


V . S . NATARAJAN , 

Managing Director 


W . S . TAMBE, 
Executive Director 


STATE BANK OF INDIA 

CENTRAL OFFICE 

Bombay, the 1st July, 1981 
SBD No. 7 / 1981. - In terms of clause ( c ) of sub -section 
( 1 ) of Section 25 of the State Bank of India ( Subsidiary 
Banks ) Act, 1959 ( 38 of 1959 ), the State Bank of India 
hereby nominates with immediato effect , Shri Rajipder Kumar , 
Chief Officer (Subsidiary Banks ) , State Bank of India , Cen 
tral Office , Bombay , as a Director of the following Associate 
Banks in place of Shri M . N . Majumdar : 

1. State Bank of Bikaner & Jaipur 
2 . State Bank of Hyderabad 
3 . Slute Bank of Indore 
4 . State Bank of Mysore 
5 . State Bank of Patiala 
6 . State Bank of Saurashtra 
7 , State Bank of Travancore 


THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF 

INDIA 
New Delhi- 110002, the 9th July 1981 
No . 5 -CA ( 11 ) , 81- 82 . - With reference to this Institute s 
Notification No . 4 -WCA ( 1 ) / 4 / 80 -81 dated 31st March , 1981 , 
it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the 
Chartered Accountants Regulations, 1964 , that in cxercise of 
the powers conferred by Regulation 17 of thc said Regu 
lations , the Council of the Institute of Chartered Accountants 
of India has restored to the Register of Members with effect 
from 11th June, 1981 the name of Shri H . Umesh , F . C . A ., 
C / O M / s . Port Authority of Jebel Ali, P . O . Box . 3258 , Dubai, 
U . A . E . His membership No, is 9164. 


No. S - CA ( 7 ) / 81- 82 . — in pursuance of Clausc (iii ) of Re 
gulation 1011 ) of the Chartered Accountants Regulations, 
1964 it is hereby notified that the Certificate of Practice 
issued to Shri Satyendra Kumar Jain , F . C . A . Ravindra House , 
Hansi Road , Bhiwani ( Haryana ) - 120521, shall stand canccl 
led with effect from 11th Junc, 1981 as ho does not desir 
to hold his ( crtificate of Practice . His membership No. 1: 
10651. 


P . S . GOPALAKRISHNAN , 

Secretary 


Sd. / ILLEGIBLE 

Chairman 


Bombay , the 27th May 1981 
The following appointment on the Bank s staff is hereby 
notified : 

Shri S . K . Mishra has been appointed as Deputy Branch 
Inspector on the Central Office Staff is from the 27th 
May 1981. 


Bombay -400005, the 19th June, 1981 
No. 5 -WCA (9 ) /81- 82 : — With reference to this Instituto s 
Notification Numbers 4 -CA ( 1 )/ 19 - 79- 80 dated 15th March , 
1980 and 4 -WCA ( 1)/ 4 /80 -81 dated 31st March , 1981. It is 
høreby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered 
Accountants Regulations, 1964 that in exercise of the powers 
converred by Regulations 17 of the said Regulations, the council 
of tho Institute of Chartered Accountants of India , has restored 
to the register of Members , with effect from the dates mentioned 
against their names , the names of the following gentlemon . 


Sr. 
No . 


M . no . 


The 8th June 1981 
The following appointment on the Bank s staff is hereby 
notified : - - 

Shri A . Roy has been appointed as Deputy Branch 
Inspector on the Central Office Staff as from the 1st June 
1981. 


Name & Address 


Date of . . 
Restoration 


1. 


13403 


27- 5- 1981 


Shri M . V . Gambhirwala , A . C . A ., 
Chief Accountant 
The Mehta Group Ltd ., 
P . O . Box 41175 
Nairobi, Kenya . 


The 11th June 1981 
The following appointment on the Bank s staff is hereby 
notified : 

Shri G . V . Suryanarayana Murty has been appointed as 
Deputy Branch Inspector on the Central Office Staff as 
from the 9th June 1981 . 


2 . 17570 


11 -6 - 1981 


Shri Vinod Agtuni, A .C . A ., 
42 / 1090 , Manish Nagar 
Andheri : West 
Bombay -400058 . 


The 30th June , 1981 


The 12th June 1981 
The following appointment on the Bank s staff is hereby 
notified : - - 

Shri V . L . Rao has been appointed as Deputy Branch 
Jaspector on the Contral Office Staff as from the 10th 
June 1981, 


No. 5 -WCA ( 10 )/81 - 82 : With refercnce to this Institute s 
Notification Numbers 4- WCA (1 )/ 80 -81 dated 22nd December 80 
and 4 -WCA (1 ) /4 /80 - 81 dated 31st March , 1981 , It is herob 


Part III - Sec . 4 ) 


THE GAZETTE OF INDIA , AUGUST 8, 1981 ( SRAVANA 17 , 1903 ) 


2219 


W 


AT PHARET 


- 


- 


9 - 


- - 


notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Account 
ants Regulations, 1964 that in exercise of the powers conferred 
by Regulations 17 of the said Regulations, the Council of the 
Institute of Chartered Accountants of India las re tored to the 
Register of Members , with cffect from the dates mentioned 
against their names , the names of following genilcinci). 

- - - - - - - - - - - - 
Sr . M .No . Nume & Addiess 

Dale of 
No. 

Restoration 
1 . 1656 Shri N . S . Davar, F . C . A ., 23 -6 -1981 

Devar s College of Commerce, 
Jehangir Wadia Building 
51, Mahatma Gandhi Road , 
BOMBAY -400023 . 


2 . 


16453 


18 - 6 - 1981 


Shri G . Srinivasan , A . C . A ., 
61- D Gilstead Road , 
SINGAPORE -1130 . 


3. 


31770 


20 - 6 -1981 


Shri S . J. Vyas, A . C . A ., 
38 , 1st Floor , 
K . B . Commerce Centre , 
Dinbai Tower , 
AHMEDABAD - 380001. 


- 


L 


Do . 


P . S . GOPALAKRISHNAN , 

Secretary 


Calcutta , the 22nd June 1981 
No . 5ECA ( 4 ) / 81- 82 . — With reference to this Institute 
Notification No. 4ECA ( 11 ) / 79 -80 dated the 15th March , 
1980 it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of 
the Chartered Accountants Regulations, 1964 that in cxercise 
of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regu 
lations, the Council of the Institute of Chartered Accountants 
of India has restored to the Register of Members with effect 
from 3rd Junc, 1981 thợ name of Shri Madan Lal Bhagat, 
A . C . A ., P - 24B , C . I. T . Road , Scheme VIM , Calcuttu - 700054 . 
His membership number is 13115 . 


UTTAR PRADESH REGION 

Kanpur, the 21st July 1981 
No. 21 - V - 34 / 15/80 -Coord - It is hereby notified that Local 
Committees consisting of the following members have been 
reconstituted for Barcilly , Lucknow , Moulinagar and Rainrur 
arcas of U . P . Region under Regulation 10XA ) (1) of the Emplo 
yees State lusurancc (General) Regulation , 1950 with cirect 
from the date of notifications. 

The Local Committee, Maunath Bhanjan is also being consti 
luted under Regulation 10A (i) of the Employces State Insurance 
(General) Regulation , 1950 with effect from the date of noti 
fication . 
BAREILLY 

Under 

Regulations 
1. Chief Medical Officer, Baroilly Chairman 10 - A (1 / a ) 
2 . Assistant/Dy. Labour Commis - Member 10 - A (1 )(b ) 

sioner , Bareilly . 
3 . Group Insurance Medical Officer. " 10 - A (1XC ) 

E . S . I. Dispensary , Barcilly . 
4 . Shri B . K . Srivastava , 

10 - A ( 1 )( d ) 
Industrial Relation Manager, 
Synthetix and Chemicals Ltd ., 

Fatehganj West, Barcilly . 
5 . Shri R . K . Saxena , 

Acting Personnel Manager, 
Western India Match Company Ltd ., 

Clutterbuck ganj, Bareilly . 
6 . Shri D . H . Ansari, 

10 - A (1 )(e) 
General Secretary , 
Rubber Works Union , 

FatehganjWest, Bareilly . 
7 . Shri Awdesh Chandra Manglik , 

Do. 
Tarpentine and Rezing Factory , 
Labour Union , 

Clutterbuckganj, Barcilly . 
8. Manager , Local Office, 

Member- 10 - A ( 1 ) (f ) 
Barcilly . 

Secretary . 

LUCKNOW 
1. Chief Medical Officer , 

Chairman 10- A ( 1)(a ) 
Lucknow . 
2 . Assistant/Dy. Labour Commis- Member 10- A (1 / 6 ) 

sioner , Lucknow . 
3 . Group Insurance Medical Officer , 

10- A (1c) 
ESI Dispensary , Lucknow . 
4 . Shri B . Singh , Works Manager , 

10 - A ( 1) (d ) 
Union Carbide Ltd, 

Aish Bagh , Lucknow , 
5 . Shri Vidya Sagar Agrawal, 

10-A (1)(d) 
Director Northern India Tron & 
Steel Co ., Aish Bagh , 

Lucknow , 
6 . Shri H . L . Sabharwal, 

Do. 
Works Manager , 
Mohan Mekin Breweries Ltd ., 

Daliganj, Lucknow . 
7 . Shri D , K . Garg, Director, 

Do . 
Industrial Gases Ltd . 

Talkatora Road , Lucknow . 
8 . Shri V . D . Srivastava , 

10 - A (1 )(e ) 
General Secretary , 
Engineering Shram Sajhedar Singh, 
56 /6 , Malwiya Nagar, 

Lucknow . 
9 . Shri Uma Shankar Misra , 

Geooral Secretary , 
Hind Mazdoor Sabha , 

Lucknow . 
10 . Shri Kalamuddin , 

Bhagwan Industries Shramik Sangh , 
Gulzar Nagar , Aish Bagh , 

Lucknow . 
11. Shri K . K . Tewari, Secretary , 

Do . 
Lucknow Engineering Mazdoor 
Union , 32 , P . A . C . Bataliyan , 

Lucknow . 
12 . Manager , Local Office , 

Member 10 - A (1Xf) 
Lucknow . 

Socy . 


P . S. GOPALAKRISHNAN , 

Secretary 


EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

New Delhi, the 21st July 1981 
No. U - 16 / $ 3 / 81-Med . II ( Pondicherry ) . In partial Notifi 
cation of this Office Notification No . U - 16 / 53 /75 -Med . lt 
( Pondicherry ) dated 10th January , 1978 and in pursuance of 
the resolution passed by the Employees State Insurance Cor 
poration at its meeting held on 25th April, 1951, conferring 
LITOn mc thc powers of the Corporation under Regulation 
105 of the E . S .I. (General) Regulations, 1950 , I hereby 
Authorise Dr. P . Ranganathan , Asstt. Surgeon , General Hospi 
tal, Pondicherry to function as medical authority with effect 
from 20 - 10 - 78 to 31- 7 - 1981 within the area comprising the 
Union Territory of Pondicherry & Karaikal area for the pur 
poses of medical examination of insured persons and grant of 
further certificates to them when the corſectness of the origi 
nal certificate is in doubt. 


The 25th July 1981 
No . U - 16 / 53 / 81-Med .II ( Pondicherry ). In continuation 10 
this Office Notification of eveni No . date 21st July , 1981 and 
in pursuance of the resolution passed by the Employees State 
Insurance Corporation at its meeting held on 25th Apri). 
1931 conferring upon me the powers of the Corporation 
under Regulation 105 of Employees State Insurance (Gene 
ral) Regulation , 1950, I hereby authorisc Medical Superin 
tendent, E . S . I. Hospital, Gorimedii, Pondicherry to function 
as medical authority with eflect from 1 - 8 - 1981 ( F . N . ) with 
in the arra comprising the Union Territory of Pondicherri: 
and Karaikal aren for the purposes of medical « Xaninntion 
of Insured Persons and grant of further certificates to them 
when the correctness of the original certificnte is in doubt, 


HAR MANDER SINGH , 

Director General 


2220 


THE GAZETTE OF INDIA , AUGUST 8 , 1981 ( SRAVANA 17, 1903) 


(PART III — SIC, 4 


MODINAGAR 


Under 
Regulations 

10 - A ( 1)(a ) 


10 -A (1)(b ) 


10 - A ( 1 )( c ) 


10 - A ( 1/( d ) 


10 - A ( 1 )( d ) 


10 - A (1)(e) 


MAUNATH BHANJAN 

Under 

Regulations 
1. Chiel Medical Officer , Azamgarh , Chairman 10 - A (1Xa ) 
2. Ass11 /Dy, Labour Commissioner, Member 10 - A ( 1)(b ) 

Aramgarh . 
3. Group Insurance Medical Officer, 

10 - A ( 1)(c ) 
FSI Dispensary, Maunath Bhunjan , 
4 . Shri B . S . Das 

10 - A ( 1 )( d ) 
Chief Executive Officer , 
Swadeshi Cotton Mill, 

Maunath Bhunjan , Azamgarh . 
5 . Shri J. R . Saini, 

Do , 
Chief Executive , 
U . P . State Spinning Corporation 
(Mill No. 1), Maunath Bhanjan , 

Azamgarh . 
6 . Shri Rajendra Singh, 

10 - A (1) (e ) 
General Secretary , 

Textile Workers Union , 
Maunath Bhanjan , Azamgarh . 
7. Shri Achchita Nand Upadhaya , 

Do . 
General Secretary , 
Mau Mill Karmachari Sangh , 

Maunath Bhanjan , Azamgarh . 
8 . Manager, Local Office , 

Member - 10 - A ( 1 ) (1 ) 
Maunath Bhanjan , 

Secretary . 
By Order 

O . N . VAID , 
Regional Director , 
E . S . 1. Corporation , 
Regional Office ( U . P .), 

Kanpur, 


Do. 


1. Chief Medical Officer , 

Chairman 
Ghaziabad. 
2 . Assistant Dy. Labour Commis - Member 

sioner, Ghaziabad . 
3 . Group Insurance Medical Officer, " 

ESI Dispensary , Modinagar . 
4 . Shri M . M . L . Khullar , 

General Manager , 
Modi Steel Industries Lid . 

Modingar , Ghaziabad , 
5 . Shri R . K . Agrawal, 

Personnel Manager , Modipon , 

Modinagar , Ghaziabad . 
6 . Shri Makhan Singh Tyagi, 

Rashtriya Mazdoor Congress, 

Modinagar, Ghaziabad . 
7 . Shri Ramesh Chandra Vashistha , 

Mazdoor Congress , 
Modi Steel Modinagar, 

Ghaziabad , 
8 . Manager, Local Office , 

Member - 
Modinagar. 

Secretary , 

RAMPUR 
1. Chief Medical Officer , Ram pur. Chairman 
2 . Asstt./Dy, Labour Commissioner, Member 

Bareilly 
3. Group Insurance Medical Officer, " 

ESI Dispensary , Rampur. 
4 . Shri B . Joshi, 

Executive Officer , 
M /s The Raza Textile Ltd ., 

Rampur. 
5 . Shri J. B . Dalal, Administrative 

Officer, M / s New Board 
Manufacturing Co, Ltd ., 

Rampur. 
6 . Shri Radhey Mohan , 

General Secretary , 
Trade Labour Union , 
Raja Buland Sugar Co ., 

Rampur. 
7. Shri Ram Chandra Singh , 

General Secretary , 
New Board Works Union , 

Rampur. 
8 . Manager, Local Office , Rampur Member- 

Secretary . 


10 - A ( 1 )(f ) 


10 - A (1)(a ) 
10 - A ( 1)(b ) 


10 -A (1)(c ) 


10 -A (1)(d ) 


Do . 


AIR INDIA 
Bombay , the 25th July 1981 

CORRIGENDA 


10 - A (1 )( e ) 


In the printed Notification of Air India on Page 928 in 
the Gazetie of India dated 14th March , 1981 Part II Sec 
tión IV . 


- 


Do. 


Do . 


(i ) In para 21v ) , the word " vescular " should read as 

" vascular " , 
( ii) in para 2 (vii ) ( 11 ) , the word " ostomyelities " should 

read as " osteomyelitis" . 
(iii ) In para 2 ( vii ) ( 12 ), the word " abcess" should read 

as " abscess " . 


10 - A (1 ) (c ) 


PRINTD DY TE MANAGER, GOVERNMENT OP INDLA PRASS , PARDAHAD 
AND PUBLIBHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981 


